802 


HARYANA GOVT GAZ , JULY 2 , 1974 (ASAR : 11% 18 % SAKA ) 


GOVT 


(PAX 


राजस्व विभाग 


.. 


युद्ध जागीर 


28 जून , 1974 


क्रमांक 631--ज- ( II) -74/2025 2.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि हरियाणा राज्य द्वारा 
अपनाया गया है तथा उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल .निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दो 
तथा राशि एवं सनद में दी गई शो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर 


दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


- 2 


3 


5 


6 


7 


1 गुड़गांव 


श्री बस्ती राम , पुत्र श्री राजे 


खांडसा 


गुड़गांव 


रबी , 1973 से 


रु ० 
150 


2 


श्री नारायण सिंह, पुन 

श्री 


दौला 


रबी, 1973 से 


150 


गंगा सहाय 


3 


श्री माड़, राम, पुत्र श्री शिव लाल भागरीला 


रबी , 1973 से 


150 


श्री उमदा राम, पुन श्री हरदेव 


सहरादन 


रबी , 1973 से 


150 


5 


रबी , 1973 से 


150 


. 


श्री मलखान सिंह, पुन श्री बालू भोंडसी 
सिंह 


भोंडसी 


रखी , 1973 से 


150 


श्री दलीप सिंह , पुत्र श्री याद राम 
सिंह 


. 


श्री मनोहर लाल , पुन श्री . 


बामडोज 


रखी , 1973 से 


150 


गंगा सहाय 


8 


श्री जवाहर सिंह, पुत्र श्री मुनीराम सिकन्दरपुर धोसी 


रवी , 1973 से 


150 


9 


श्रो 

कातू राम , पुत्र 


श्री 


बुध राम 


पहाड़ी 


रवी , 1973 से 


150 


.10 


श्री याद राम , पुन श्री दीवान 


बिचपुरी 


नूह 


रखी , 1973 से 


" 


150 


11 


श्री माहू राम , पुत्र श्री जमना राम 


रोवाड़ी की ढाणी गुड़गांव 


खरीफ , 1966 से रबी, 

1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


100 


150 


22/25 जून, 1974 


क्रमांक 813- ज (II ) -74/20548.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है तथा उसमें आज तक सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंप 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दीप चन्द, पुन श्री टेका,निवासी सलारपुर माजरा, तहसील व जिला 
सोनीपत को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर, सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


- 


